सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या - 73 


10 पौष , 1938 ( श०) 
राँची, शनिवार , - 

31 दिसम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


संकल्प 


19 दिसम्बर , 2016 


कृपया पढ़े : 
1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक - 2616, दिनांक 19 मई, 2016 
2. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड का ज्ञापांक- 824, दिनांक 6 मई , 2016 


संख्या -5/ आरोप-1-58/ 2016 का .-10729-- श्री विजयेन्द्र कुमार , झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला- दुमका), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी- सह -निर्वाची पदाधिकारी, चास, बोकारो के विरूद्ध ग्रामीण 
विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक -2616, दिनांक 19 मई , 2016 के माध्यम से प्राप्त राज्य निर्वाचन 
आयोग, झारखण्ड के ज्ञापांक -824, दिनांक 6 मई, 2016 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया है , 
जिसके अनुसार , त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन , 2015 के दौरान इनके द्वारा लापरवाही बरतने के कारण 
चास प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या -245, पंचायत भवन , कालापत्थर में पुनर्मतदान की स्थिति 
उत्पन्न हुई । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार, 31 दिसम्बर , 2016 
राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री कुमार को 
निर्वाचन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के लिए सचेत किया जाता है एवं इसकी प्रविष्टि 
इनके सेवा इतिहास में की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 73 -- 50 


